निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 487 ) 


6 आषाढ़ 1935 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 27 जून 2013 


पथ निर्माण विभाग 


- - - 


- 


- - 


अधिसूचना 

24 अप्रील 2013 
सं0 निग / सारा - 4 (पथ) आरोप - 41 / 11 - 3270 ( एस) — मो0 सैफुल्लाह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ 
प्रमंडल , समस्तीपुर सम्प्रति उप महाप्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई , 
मालदा, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध पथ प्रमंडल, समसतीपुर के पदस्थापन काल में उपलब्ध आवंटन से अधिक राशि का 
कार्य एकरारनामा / कोटेशन द्वारा कराये जाने के फलस्रूप जिससे अतिरिक्त दायित्व के सृजन के आरोप के लिए 
प्रपत्र - क गठित कर विभागीय पत्रांक - 13232 ( एस ) अनु० दिनांक 01.12.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । मो० 
सैफुल्लाह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक - शून्य, दिनांक 23.02. 12 के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि निधि की 
उपलब्धता की जानकारी कार्यपालक अभियंता को होती है । तदआलोक में उनके द्वारा निविदा / एकरारनामा की कार्रवाई 
किया जाना अपेक्षित होता है ऐसी परिस्थिति में दायित्व सृजन से संबंधित जवाबदेही कार्यपालक अभियंता को होती है , 
सहायक अभियंता की भूमिका दायित्व सृजन में नहीं होती है । 

2. तआलोक में मो0 सैफुल्लाह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल , समस्तीपुर सम्प्रति उप महाप्रबंधक, 
भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण , परियोजना कार्यान्वयन इकाई , मालदा, पश्चिम बंगाल के स्पष्टीकरण पत्रांक - शून्य 
दिनांक 23.02. 12 को स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 487 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


